सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ठ , 1943 ( श ० ) 
7 जून , 2021 ( ई ० ) 


संख्या- 301 राँची , सोमवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

7 अप्रैल , 2021 
संख्या -13 / वरीय स्था 0 पद0-01 / 2016 का0- 2177-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री अनिल कुमार मिश्रा नं0-1 , अपर न्यायायुक्त - सह - विशेष न्यायाधीश , सी ० बी ० आई ० 
( पशुपालन घोटाला को छोड़कर ) , राँची को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप 
अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , गढ़वा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या -13 / वरीय स्था 0 पद0-01 / 2016 का0- 2178-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री राजेश शरण सिंह , वरीय संकाय सदस्य , न्यायिक अकादमी , झारखण्ड , राँची को प्रधान 
जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब 
न्यायालय , गोड्डा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13 / वरीय स्था 0 पद0-01 / 2016 का0- 2179-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री रसिकेश कुमार , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , लातेहार को प्रधान जिला न्यायाधीश 
कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 7 जून , 2021 
संख्या -13 / वरीय स्था 0 पद0-01 / 2016 का0- 2180-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री संतोष कुमार नं0-1 , सचिव , उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति , राँची को प्रधान जिला 
न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , 

कुटुम्ब न्यायालय , 
सरायकेला के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13 / वरीय स्था 0 पद0-01 / 2016 का0- 2181-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री मनोज कुमार सिंह , संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी , विधि विभाग , झारखण्ड , 
राँची को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , 
कुटुम्ब न्यायालय , कोडरमा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13 / वरीय स्था 0 पद0-01 / 2016 का0- 2182-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री सुधान्शु कुमार शशि , अपर न्यायायुक्त - सह - विशेष न्यायाधीश , सी ० बी ० आई ० ( पशुपालन 
घोटाला ) , राँची को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक पीठासीन 
पदाधिकारी , श्रम न्यायालय , धनबाद के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा श्रम , 
नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -13 / वरीय स्था 0 पद0-01 / 2016 का0- 2183-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक 
में श्री धूव चन्द्र मिश्रा , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , गिरिडीह को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में 
प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी , श्रम न्यायालय , राँची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी 
जाती है | 


संख्या -13 / वरीय स्था 0 पद0-01 / 2016 का0- 2184-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री राजीव कुमार सिन्हा , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - सह - विशेष न्यायाधीश , 
सी ० बी ० आई ० , धनबाद को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक 
पीठासीन पदाधिकारी , श्रम न्यायालय , जमशेदपुर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी 
सेवा श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -13 / वरीय स्था 0 पद0-01 / 2016 का0- 2185-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री कमल कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , जामताड़ा को अगले आदेश तक 
अपर विधि परामर्शी , विधि विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13 / वरीय स्था 0 पद0-01 / 2016 का0- 2186-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री बिपिन बिहारी गौतम , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , जामताड़ा को अगले आदेश तक 
अपर विधि परामर्शी , विधि विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 7 जून , 2021 


3 


3 


संख्या -13 / वरीय स्था 0 पद0-01 / 2016 का0- 2187-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री मनोज प्रसाद , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर को अगले 
आदेश तक अध्यक्ष , वाणिज्य कर न्यायाधिकरण , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु 
इनकी सेवा वाणिज्य कर विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -13 / वरीय स्था 0 पद0-01 / 2016 का0- 2188-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में सुश्री बबिता प्रसाद , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , कोडरमा को अगले आदेश तक 
पीठासीन पदाधिकारी , श्रम न्यायालय , हजारीबाग के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी 
सेवा श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -13 / वरीय स्था 0 पद0-01 / 2016 का0- 2189-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री रमेश कुमार , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - सह - विशेष न्यायाधीश , अनु ० जाति एवं 
अनु ० जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत अपराध , हजारीबाग को अगले आदेश तक अध्यक्ष , अपीलीय 
न्यायाधिकरण , राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी 
सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय त्रिवेदी , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 301 50 


